सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष, 1937 ( श० ) 


संख्या 575 राँची, सोमवार , 


21 दिसम्बर, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
26 नवम्बर , 2015 


संख्या-3 / नि०सं०. 09- 16 1/ 2 0 14 का० .10 0 76 .: माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय 
द्वारा डब्ल्यू०पी० एस .) सं०.3 2 19 / 2 0 14 में दिनांक 26 फरवरी, 2015 को पारित 
न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या- 8680 दिनांक 
28 अगस्त, 20 14 द्वारा श्री शंकर प्रसाद सिंह , सेवानिवृत्त झा०प्र०से० को दिनांक 
6 मई, 2005 के प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदान की गई 
वैचारिक प्रोन्नति की तिथि से वित्तीय लाभ एवं अपर समहार्ता एवं समकक्ष कोटि में 
दिनांक 31 अगस्त, 2009 तथा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में दिनांक 
3 जुलाई, 2014 के प्रभाव से वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार 21 दिसम्बर, 2015 
2 . एतद विषयक प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 


3 . इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 57 5 – 50 | 


